रजिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


BIHAR 


भारत राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


रत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी .- डी . एल .- अ .-04012020 - 215126 
CG -DL- E- 04012020- 215126 

असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 02] 
No. 02 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 1, 2020 / पौष 11, 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 1 , 2020 / PAUSHA 11 , 1941 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ ( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2020 

सं . 52 / 2015 - 2020 
विषयः उत्पाद समूह : खाद्य उत्पाद के मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन ) में संशोधन के संबंध में । 

फा सं . 01 / 94 / 180 / 199 / एएम - 18 / पीसी - 4 . - विदेश व्यापार नीति, 2015 - 20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में तत्काल प्रभाव से 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
2. निम्नलिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड को पुनः शामिल किया जाता है: 

ई75, ई76, ई77, ई78, ई100, ई101, ई102 
जिसके साथ संशोधित आयात उत्पाद के विवरण को " आईटीसी - एचएस 10059011 सहित डेंट कॉर्न (जिआ मेज वर . 

इंडेन्टा): पीला पढ़ा जाएगा । 
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सात खाद्य उत्पादों के संबंध में मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन ) को निविष्टि मद “ मेज़ " 
को तत्काल प्रभाव से " आईटीसी - एचएस 10059011 के साथ "(जिआ मेज़ वर . इंडेन्टा): पीला" के रूप में संशोधित करने के बाद पुनः 
शामिल किया गया है । 

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


23GI/ 2020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
( Directorate General of Foreign Trade) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 01st January, 2020 

No. 52 / 2015 - 2010 
Subject : Amendment in Standard Input OutputNorms (SION ) of Product group : Food products – reg . 

F . No.01/94 /180 / 199/AM18 / PC -4 . — In exercise of the powers conferred under Paragraph 1. 03 
of the Foreign Trade Policy , 2015 - 20 , the Director General of Foreign Trade hereby make the following 
amendments in Standard Input Output Norms ( SION ) with immediate effect: 
2 . The following Standard Input Output Norms are re- instated : 

E75 , E76 , E77 , E78 , E100 , E101, E102 
with the description of amended import product to read as " Dent Corn (Zea mays var . 

indenta ): Yellow with ITC -HS 10059011" 
Effects of this Public Notice : Standard Input Output Norms (SION ) in respect of seven food products 
have been reinstated with immediate effect after amending the input item "Maize" to " Dent Corn ( Zea 
mays var. indenta ): Yellow with ITC -HS 10059011 " 


AMIT YADAV , Director Gen . Ex -officio Addl. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2020 .01.04 
13:32:48 + 05 30 


